रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO DL - 33004/ 99 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) , 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार, जुलाई 10 , 2001 / आषाढ़ 19 , 1923 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 10 , 2001/ASADHA 19 , 1923 


- 


- 


सं . 466 ] 
No. 466] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2001 
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् का गठन 


का . आ . 656 ( अ ) - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 अप्रैल, 1999 में प्रकाशित 
इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. जैड. 16011 / 1/ 98 - बी . पी ., तारीख 6 अप्रैल, 1999 को अधिक्रांत करते 
हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् का गठन करते हैं और इसके द्वारा किए जाने वाले 
कार्यों की प्रकृति तथा उसके गठन और प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करते हैं , अर्थात - 


1. परिषद् का गठन 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


सदस्य 


(1 ) परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी - - 

( क ) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 
( ख ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय राज्यमंत्री 
( ग) सदस्य, योजना आयोग 
( घ) विधानमंडलों वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य और 

परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य मंत्रालयों 

के प्रभारी मंत्री 
( ड) दादरा व नागर हवेली, चंडीगढ़, अडमान और निकोबार द्वीप समूह , 

दमण व द्वीप और लक्षद्वीप के एक एक प्रतिनिधि 


सदस्य 


सदस्य 


2151 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii )] 


( च ) संसद सदस्य 

1. डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल 
2. डॉ0 ( श्रीमती) सी . सुगुना कुमारी 
3. डॉ० ए . के . पटेल 
4. डॉ० ( सुश्री ) पी . सेल्वी दास 


सदस्य 
लोक सभा 
लोक सभा 
राज्य सभा 
राज्य सभा 


( छ) गैर- सरकारी 


- 


लं 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों के प्रतिनिधि 

सदस्य 
अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान संघ (पदेन ) 
अध्यक्ष, भारतीय परिवार नियोजन संघ, मुंबई (पदेन ) 
अध्यक्ष, भारतीय शिशु कल्याण परिषद , नई दिल्ली (पदेन ) 
अध्यक्ष, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली (पदेन ) 
अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली (पदेन ) 
महानिदेशक , भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (पदेन ) 
अध्यक्ष , अखिल भारतीय नियोक्ता संघ, नई दिल्ली ( पदेन ) 


6 


( 1) विख्यात व्यक्ति - 


1 . वैद्य देवेन्द्र त्रिगुना, आर्युवेदिक चिकित्सक , महा सचिव, अखिल भारतीय आर्युवेदिक 

कांग्रेस, धनवंतरी भवन , पंजाबी बाग नई दिल्ली । 
2 . श्री आलोक मुखोपाध्याय, मुख्य कार्यपालक ,वोलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, टोंग 

स्वास्थ्य भवन, 40 इंस्टीट्यूशनल एरिया , साउथ आफ आई आई टी , नई दिल्ली - 110016 . 
3 . प्रो0 आलोकेन्दु चैटर्जी, भूतपूर्व अध्यक्ष, दी फेडरेशन आफ आब्सटेट्रिक एंड गायनाकोलोजिकल 

सोसायटी आफ इंडिया ( वी ए - 49, 1 एवेन्यू, सेक्टर- 1, साल्ट लेक सिटी , कलकत्ता-700064 
4 . प्रो0 डी डी गुरु , भूतपूर्व प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, ए एन सिन्हा इंस्टीच्यूट, पटना । 
5 . डा . गणेश राणे, रोटरी इंटरनेशनल,मुंबई । 
6 . डा एस के सरीन,प्रोफेसर एंव विभागाध्यक्ष, गैस्ट्रोएंटेरोलाजी, जी बी पंत अस्पताल, नई दिल्ली । 
7. प्रो. के . मातांगी रामकृष्णन , भूतपूर्व चेयरमेन एवं प्रो . आफ प्लास्टिक सर्जरी , किलपोक 

मेडिकल कालेज एंड अस्पताल , चिन्नई 
8. श्रीमती रोज मिलयन बैथ्यू ( खारखुली), भूतपूर्व अध्यक्ष , संघ लोक सेवा आयोग | 


[ भाग II - खण्ड 3( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ज) 


सरकारी 


सदस्य 
सदस्य 


सचिव, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
2. सचिव , परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग , स्वा. एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय 
सचिव,शिक्षा, विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
सचिव, महिला तथा बाल विकास विभाग 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 
स्वास्थ्य सेवा उप महानिदेशक ( योजना) 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य - सचिव 


( iii ) पैरा ( छ ) (1 ) में संख्या 1 से 8 तक विख्यात व्यक्ति साधारणतया दो वर्ष की अवधि के 
लिए परिषद् के सदस्य होंगे । लोकसभा के सदस्य, तब तक परिषद् के सदस्य होंगे जब तक वे या तो 
लोक सभा के सदस्य हैं या दो वर्ष के लिए जो भी पहले हों । 


( iv ) राज्य सभा के सदस्य तब तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक वे राज्य सभा के सदस्य 
हैं अथवा 9 जुलाई, 2003 तक , जो भी पहले हो । 


( v ) परिषद की बैठकों में भाग लेने वाले गैर- सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते एस. 
आर-190 के उपबंधों तथा भारत सरकार द्वारा उनके अधीन समय - समय पर जारी किए आदेशों के 
अनुसार विनियमित किए जायेंगे । 


उस पर होने वाले व्यय की पूर्ति इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत बजट अनुमान में से 


( vi ) 
की जायेगी । 


( vii ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विशेषज्ञ तथा तकनीकी सलाहकार परिषद के 
सदस्य नहीं होंगे ओर परिषद द्वारा निर्णय लिए जाते समय उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा । 
किन्तु यदि परिषद द्वारा अपेक्षित हो तो वे परिषद की बैठकों में हाजिर होंगे | 


( viii ) परिषद का सचिवीय कर्मचारिखंद होगा जिसमें एक सचिव होगा तथा उतने अधिकारी और 
पदधारी होंगे जितने अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से नियुक्त करना उचित समझें । 


२. 


इस परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति . 


परिषद एक सलाहकार निकाय होगी और उस हैसियत से यह निम्नलिखित कार्य करेगी, 


अर्थात - 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मामले में संबंधित सभी पहलुओं पर नीति की मोटी -मोटी 
रूपरेखा पर विचार-विमर्श तथा सिफारिश करना जैसे - उपचारी स्वास्थ्यवर्धक और रोग 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY PART II -- SEC. 3 (ii ) ]] 
रोधी उपचार का प्रबंध करना , पर्यावरणिक सफाई, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण 
और अनुसंधान के लिए सुविधाओं को बढावा देना । 


चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के मामलों से संबंधित क्रियाकलाप के 
क्षेत्रों में विधायन के लिए प्रस्ताव तैयार करना और समस्त देश के विकास के लिए 
प्रतिमान अभिकथित करना । 
त्यौहारों के अवसर पर अंतस्राज्यिक संगरोधन , महामारियों के फैलने और विपत्ति की 
स्थिति में जैसे भूकंप तथा सूखे की स्थिति में व्यापक आधार पर यथा संभव सहयोग देना 
और सामान्य कार्यक्रम तैयार करना । 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रयोजनों के लिए उपलब्ध सहायता अनुदानों को राज्यों में 
वितरित करने के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना और इन सहायता अनुदानों 
के उपयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हुए काम का काल्कितः पुनर्विलोकन करना । 


केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशासनों के बीच सहयोग और उसको 
बढावा देने के लिए ऐसे संगठन अथवा संगठनों की स्थापना करना जिन्हें उपयुक्त कार्य 
सौंपे जायें । 


3 . परिषद की कार्य प्रक्रिया - 


परिषद अपने कामकाज के संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगी, नामतः 


परिषद हर वर्ष कम - से- कम एक बार अपनी बैठक करेगी । 


इस परिषद की बैठक उस समय और उस स्थान पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त 
नियत किया जायेगा । 


इस परिषद की बैठक के लिए पांच सदस्यों ( अध्यक्ष सहित) का कोरम होगा । 


अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या कोई ऐसा सदस्य जिसे पैरा -1 के उप 
पैरा - (1 ) के खंड ( घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त अभिहित किया 
जाये , बैठक की अध्यक्षता करेगा । 


इस परिषद को बैठक में उठाये जाने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित 
सदस्यों ( अध्यक्ष सहित ) के बहुमत से किया जायेगा । 


मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दूसरा अथवा निर्णायक 
मत होगा । 


[ TT II — QUE 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


परिषद अपने कामकाज के लिए ऐसी अन्य प्रक्रिया का पालन करेगी जो यह केंद्रीय 
सरकार के अनुमोदन से समय- समय पर अधिकथित करें । 


[ 7. 45 -16011/2 / 2001 - ). 47 . ] 
जे. वी . आर. प्रसाद राव , अपर सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July , 2001 
Constitution of Central Council of Health and Family Welfare 


S .O . 656 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by the 
Article 263 of the Constitution and in supersession of this 
Ministry s notification No . 2 . 16011 / 1 / 98 - B . P . , dated 6th April , 
1999 published in the Gazette of India : Extraordinary Part - II 
Section 3 Sub - section ( ii ) dated 6th April , 1999 , the President 
hereby constitutes the Central Council of Health and Family 
Welfare and defines the nature of duties to be performeá by it 
and its organisation and procedure as follows , namely : 


1 . 


Organisation of the Council : 


( i ) 


The Council shall consist of : 


( a ) 


The Union Minister for Health 
and Family Welfare 


Chairman 


( b ) 


The Union Minister of State 
in the Ministry of Health 
and Family Welfare 


Vice 
Chairman 


( c ) Member , Planning Commission 


Member 


Members 


( d ) Ministers in charge of the 

Ministries of the Health and 
Family Welfare , Medical Education 
and Public Health in the States / 
Union Territories with Legislatures . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - - Sec. 3 (ü )] 


: 


Members 


( e ) A representative each of the 

Dadar Nagar Haveli , Chandigarh , 
Andaman and Nicobar Islands , 
Daman and Diu and Lakshadweep 


( f ) Members of Parliament : 


Members 


1 . 


Dr . Madan Prasad Jaiswal 


Lok Sabha 


Dr . ( Smt . ) C . Suguna Kumari 


Lok Sabha 


3 . 
4 . 


Dr . A . K . Patel 
Dr . (Ms ) P . Selvi Das 


Rajya Sabha 
Rajya Sabha 


( 9 ) 


Non - Officials : 


( i ) 


: 


Members 


Representatives from Health 
and Family Welfare Sectors 


President , Indian Medical Association 
( ex - officio ) 


President , Family Planning Association of 
India , Bombay . ( ex - officio ) 


President , Indian Council of Child Welfare , 
New Delhi . ( ex - officio ) 


Chairperson , Central Social Welfare Board , 
New Delhi . ( ex - officio ) 


The President , Federation of Indian Chambers 
of Commerce and Industry , New Delhi . 
( ex - officio ) 


Director General , Indian Council of Medical 
Research , New Delhi . ( x - officio ) 


The President , All India Organisation of 

Employers , New Delhi ( ex - officio ) 
( ii ) Eminent Individuals : 


1 . 


Vaidya Devendra Triguna , Ayurvedic Physician , 
General Secretary , All India Ayurvedic Congress , 
Dhanwantri Bhawan , Punjabi Bagh , New Delhi . 


2 . 


Shri Alok Mukhopadhyay , Chief Executive , 
Voluntary Health Association of India , Tong 
Swasthya Bhawan , 40 Institutional Area , South of 
IIT , New Delhi - 110016 


[ 49 II - 05 3(1 )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Prof . Alokendu Chatterjee , Ex President . The 
Federation of Obstetric & Gynaecological 
Societies of India ( BA - 49 , 1st Avenue , Sector - 1 , 
Salt Lake City , Calcutta - 700064 . 


Prof . D . D . Guru , former Professor of Economics , 
A . N . Sinha Institute , Patna . 


Dr , Ganesh Rane , 
Rotary International , Mumbai . 


Dr . S . K . Sarin , Professor and Head , Deptt . of 
Gastroenterology , G . B . Pant Hospital , New Delhi . 


Prof . K . Mathangi Ramakrishnan , former 
Chairperson and Professor of plastic Surgery at 
Kilpauk Medical College and Hospital , Chennai . 


8 . 


Mrs . Rose Millian Bathew (Kharbuli ) , former 

Chairman , Union Public Service Commission . 
( h ) Officials : 
1 . Secretary , Department of Health 

Member 
Ministry of Health & Family 
Welfare 


2 


. 


Member 


Secretary , Department of Family 
Welfare , Ministry of Health & 
Family Welfare 


Member 


Secretary , Department of Indian : 
Systems of Medicine & Homoeopathy 
Ministry of Health & Family Welfare 


Member 


Secretary , Department of Education : 
Ministry of Human Resource 
Development 


Secretary , Department of Women and : 
Child Development 


Member 


Director General of Health Services : 


Member 


Deputy Director General of Health : 
Services ( Plg . ) 


Member 
Secretary 


( iii ) 


Eminent individuals at ( g ) ( ii ) 1 to 8 shall normally 
be members of the Council for a period of two years . 
The Members of Lok Sabha shall be Members of the 
Council so long as they are members of Lok Sabha or 
two years whichever is earlier . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II – Sec. 3 (ü )] 


( iv ) 


The Members of Rajya Sabha shall be Members of the 
Council so long as they are members of Rajya Sabha , or 
till 9th July , 2003 whichever is earlier . 


( v ) 


The travelling and daily allowances of the non 
official members for attending the meetings of the 
Council shall be regulated in accordance with the 
provision of Supplementary Rule 190 and orders of the 
Government of India thereunder as issued from time to 
tíme . 


( vi ) 


The expenditure involved will be met from within the 
sanctioned budget grant for the purpose . 


( vii ) 


Expert and technical advisers to the Central 
Government and State Governments shall not be members 
of the Council and shall not have any right to vote 
when any decision is taken by it but shall, if so 
required by the Council , be in attendance at its 
meetings . 


ce 


( viii ) 


The Council shall have a Secretarial staff consisting 
of a Secretary and such officers and officials as the 
Chairman may , with the approval of the Central 
Government , think fit to appoint . 


2 . 


Nature of the duties to be performed by the Council : 


The Council shall be an advisory body and in that capacity 
shall perform the following duties , namely : 


( a ) to consider and recommend broad lines of policy in 

regard to matters concerning Health and Family Welfare 
in all its aspects , such as the provision of remedial , 
promotive and preventive care , environmental hygiene , 
nutrition , health education and the promotion of 
facilities for training and research ; 


pro 


TI 


[ YTI- WV 3 (11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( b ) to make proposal for legislation in fields of activity 

relating to medical and public health and Family 
Welfare matters , laying down the pattern of 
development for the country as a whole ; 


( c ) to examine the whole field of possible co - operation on 

a wide basis in regard to inter - State quarantine 
during times of festivals , out - break of epidemics and 
serious calamities such as earth - quakes and famines 
and to draw up a common programme of action ; 


( d ) to make recommendations to the Central Government 

regarding distribution of available grants - in - aid for 
Health and Family Welfare purposes to the States and 
to review periodically the work accomplished in 
different areas through the utilisation of these 
grants - in - aid ; and 


( e ) to establish any organisation or organisations 

invested with appropriate functions for promoting and 
maintaining co - operation between the Central and State 
Health and Family Welfare administration . 


3 . 


Procedure of the Council : 


The Council shall in its conduct of business observe 
following procedures , namely : 


( a ) the Council shall meet at least once in every year ; 


( b ) It shall meet at such time and place as the Chairman 

may appoint in this behalf ; 


( c ) five members ( including the Chairman ) shall form the 

quorum for a meeting of the Council ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II- - Sec. 3( 1 )] 


(d ) The chairman and , in his absence vice-chairman , vice - chairperson or such member as may 

be designated by the Chairman in this behalf from among the members referred to in 

clause (d ) of sub - paragraph (i) of paragraph 1 shall preside at the meeting ; 
(e ) all questions which may come up before the council at meeting shall be decided by a 

majority of vote of the members ( including the Chairman ) present at the meeting; 
(f) in case of equality of votes , the person presiding shall have a second or casting vote ; 
(g ) the Council shall observe in the conduct of its business such other procedure as it may, 
with the approval of the CentralGovernment, lay down from time to time. 

(No . Z - 16011/ 2 /2001- B .P.] 
J. V.R . PRASADA RAO , Addl. Secy . 


1 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road, Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controllar of Publication , Delhi - 110094 . - 2001 . 


